निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 297 ) 


22 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 13 मार्च 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
13 मार्च 2014 


सं0 बी1 - 3 - 51 / 2014 -11 - लोक सभा का आम निर्वाचन , 2014 के अवसर पर 34 - सासाराम ( अ0जा0), 35 - काराकाट , 
37 - औरंगाबाद, 38 - गया ( अ0जा0), 39 - नवादा एवं 40 - जमुई ( अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय 
मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या - 464 / 2014 (3ख) 
दिनांक 13.03 . 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
हुसैन युसूफ रिजवी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मार्च 2014 

विधि और न्याय मंत्रालय 

विधायी विभाग 


__ अधिसूचना 
____ नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014 / फाल्गुन 22, 1935 ( शक ) 
का0 आo ( अ) - - पंद्रहवी लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए 
साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है: 

अतः अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा -14 की उप - धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1 ) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार राज्य में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य 
निर्वाचित करने की अपेक्षा करते है : 

सारणी 


राज्य 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


बिहार 


34 - सासाराम ( अ0 जा0) 
35 - काराकाट 
37 - औरंगाबाद 
38 - गया ( अ0 जा0 ) 
39 - नवादा 
40 - जमुई ( अ0 जा0 ) 


( पी0 के0 मल्होत्रा) 

सचिव , भारत सरकार 
( फा0 एच0 11024 (2) / 2014 -वि02 ) 


ROER JGTC ( 31HTERUT), 13 HIT 2014 


Ministry of Law and Justice 
Legislative Department 

- - - - - - 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th March , 2014 /Phaiguna 22 , 1935 (Saka ) 
S . O . ( E ).- Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of 
constituting a new House of the People , on the expiration of the term of fifteenth House of 
the People ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of 
section 14 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the President is 
pleased to call upon the Parliamentary constituencies , specified , in column ( 2 ) of the Table 
given below comprised within the corresponding State of Bihar as specified in column ( 1 ) 
of the said Table , to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of 
the rules and orders made thereunder: 

TABLE 


State 


Parliamentary Constituency 


( 1 ) 


( 2 ) 


BIHAR 


34 -Sasaram (SC ) 
35 -Karakat 
37 - Aurangabad 
38 -Gaya (SC ) 
39-Nawada 
40 -Jamui (SC ) 


(P .K.Malhotra) 
Secretary to the Government of India 

( F . H - 11024 ( 2 )/2014 -Leg .II) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मार्च 2014 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन अशोक रोड , नई दिल्ली -110001 , दिनांक 13 मार्च 2014 / 22 फाल्गुन, 1935 ( शक ) 

सं. 464 / 2014 (3ख ) – यतः, भारत के राष्ट्रपति , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 14 की उपधारा 
(2 ) के अधीन जारी और दिनांक 13 मार्च, 2014 ( गुरुवार ) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 
राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के , इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट , प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त 
अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं; 

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निम्न रूप से नियत 
करता है : 

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में , - 


( क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 


- 


20 मार्च, 2014 ( गुरुवार ) 


( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 


21 मार्च, 2014 ( शुक्रवार ) 


( ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 


24 मार्च, 2014 ( सोमवार ) 


( घ) अनुसूची के स्तंभ (2 ) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो , उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तदनुरूप 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और 


( ड.) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 


28 मई, 2014 (बुधवार) 


और, 


( आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो , 

इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तद्नुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में , उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को , निर्वाचन के लिए मतदान होगा । 

अनुसूची 

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मतदान की तारीख 

मतदान का समय 
एवं नाम 


बिहार 


34 - सासाराम ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
204 - मोहनिया ( अ. जा .) वि . स.नि . 


10 अप्रैल , 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 06.00 बजे तक 


क्षेत्र 


10 अप्रैल , 2014 ( गुरुवार ) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप . 04 .00 बजे तक 


209 - करगहर वि. स.नि . क्षेत्र 
205 – भभुआ वि. स.नि. क्षेत्र 
206 – चैनपुर वि. स.नि . क्षेत्र 
207 - चेनारी ( अ. जा.) वि .स.नि . क्षेत्र 
208 - सासाराम वि. स. नि. क्षेत्र 
35 – काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
211 - नोखा वि. स.नि. क्षेत्र 
220 - ओबरा वि .स. नि. क्षेत्र 
212 - डिहरी वि .स.नि . क्षेत्र 
213 – काराकाट वि. स.नि. क्षेत्र 
219 – गोह वि. स.नि. क्षेत्र 
221 - नवीनगर वि. स.नि . क्षेत्र 

37 – औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
| 223- औरंगाबाद वि. सि.नि . क्षेत्र 


10 अप्रैल , 2014 (गुरुवार ) 


पूर्वा. 7: 00 बजे से अप. 06. 00 बजे तक 


10 अप्रैल , 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 04 .00 बजे तक 


10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 06. 00 बजे तक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मार्च 2014 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार ) 


पूर्वा. 7: 00 बजे से अप. 04. 00 बजे तक 


222 - कुटुम्बा ( अ. जा .) वि . स.नि . क्षेत्र 
224 - रफीगंज वि. स.नि . क्षेत्र 
225 - गुरूआ वि. स. नि . क्षेत्र 
227 - इमामगंज ( अ. जा.) वि. स.नि. 

क्षेत्र 
231 -टिकारी वि .स.नि . क्षेत्र 
38 – गया ( अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
230 - गया टाउन वि . स. नि . क्षेत्र 
232 - बेलागंज वि. स.नि . क्षेत्र 
234 - वजीरगंज वि . स. नि . क्षेत्र 
226 – शेरघाटी वि. स.नि . क्षेत्र 
228 -बाराचट्टी ( अ. जा.) वि.स.नि . 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7: 00 बजे से अप. 06 .00 बजे तक 


10 अप्रैल , 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7: 00 बजे से अप. 04. 00 बजे तक 


क्षेत्र 


229 – बोधगया ( अ. जा .) वि. स. नि . 

क्षेत्र 
39 - नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
170 - बरबीघा वि .स.नि. क्षेत्र 
236 - हिसुआ वि . स.नि. क्षेत्र 
237 - नवादा वि. स. नि . क्षेत्र 
239 - वारिसलीगंज वि. स.नि . क्षेत्र 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 06 .00 बजे तक 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार ) 


| पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 04.00 बजे तक 


10 अप्रैल , 2014 ( गुरुवार) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 06 .00 बजे तक 


235 - रजौली ( अ. जा .) वि . स.नि. क्षेत्र - 
238 - गोविन्दपुर वि. स.नि . क्षेत्र 
40 – जमुई ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
164 -तारापुर वि .स.नि . क्षेत्र 
169 - शेखपुरा वि. स.नि . क्षेत्र 
240 -सिकंदरा ( अ. जा .) वि. स.नि . 

क्षेत्र 
241 - जमुई वि .स. नि. क्षेत्र 
242 - झाझा वि.स.नि. क्षेत्र 
243 - चकाई वि. स.नि . क्षेत्र 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार ) 


पूर्वा. 7:00 बजे से अप. 04.00 बजे तक 


आदेश से , 
सुमित मुखर्जी, 

सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


PER JGIC (31HTETUT), 13 HO 2014 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Dated the 13th March , 2014 / 22 

Phalguna, 1935 ( Saka ) 
No . 464 / 2014 ( 3B ) — WHEREAS, the President of India has , by notification issued 
under sub - section ( 2 ) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951) and published in the Gazette of India on the 13 " March , 2014 ( Thursday ) , been 

sed to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column ( 1) of the 
Schedule below , in the States or Union Territories mentioned in the Schedule , to elect 
members to the House of the People , in accordance with the provisions of the said Act and 
of the rules and orders made thereunder; 
2 . Now , therefore , in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election 
Commission of India hereby - 
( A ) Appoints , with respect to the said election , from each of the parliamentary 

constituencies specified in the said Schedule , - 
(a ) the 20th March , 2014 ( Thursday ), as the last date for making nominations ; 

the 21st March , 2014 ( Friday ), as the date for scrutiny of nominations; 
the 24 March , 2014 (Monday ), as the last date for withdrawal of 
candidatures; 
the date , specified in column ( 2 ) of the SCHEDULE below , as the date on 
which a poll shall, if necessary , be taken in the parliamentary constituencies, 

specified in the corresponding entry in column ( 1 ) of the said Schedule ; and 
( e) the 28th May, 2014 (Wednesday), as the date before which the election shall 

be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies ; and 
( B ) Fixes the hours specified in Column ( 3 ) of the said Schedule , as the hours during 

which the poll shall, if necessary , be taken in the constituencies , specified in 
the corresponding entry in column (1 ) of the said Schedule , on the date 
specified against such constituency in column (2 ) thereof, for the above 
election . 

SCHEDULE 

Parliamentary Constituency , Dates and Hours of Poll 
No . & Name of Parliamentary Date of Poll 

Hours of Poll 
Constituency 

2 


(b ) 
( c ) 


(d ) 


BIHAR 


07 :00AM to 06 :00PM 


10th April, 2014 
( Thursday ) 
10th April, 2014 
( Thursday ) 


07 :00AM to 04 :00PM 


34 - Sasaram (SC ) PC 
204 -Mohania (SC ) AC 
209-Kargahar AC 
205 - Bhabua AC 
206 - Chainpur AC 
207 -Chenari ( SC ) AC 
208 - Sasaram AC 
35 - Karakat PC 
211 -Nokha AC 
220 -Obra AC 


07 : 00AM to 06 : 00PM 


10th April , 2014 
( Thursday ) 


PER JGTC (3THTETUT), 13 HIT 2014 


10th April, 2014 
( Thursday) 


07:00AM to 04 :00PM 


212 - Dehri AC 
213 -Karakat AC 
219 -Goh AC 
221-Nabinagar AC 
37 -Aurangabad PC 
223- Aurangabad AC 


07 :00AM to 06 :00PM 


10th April, 2014 
( Thursday ) 
10th April , 2014 
( Thursday ) 


07 :00AM to 04 :00PM 


07 :00AM to 06 :00PM 


10th April, 2014 
( Thursday ) 


07 :00AM to 04 :00PM 


10th April, 2014 
( Thursday ) 


222 -Kutumba (SC ) AC 
224 -Rafiganj AC 
225 -Gurua AC 
227 - Imamganj (SC ) AC 
231- Tikari AC 
38 -Gaya (SC ) PC 
230 -Gaya Town AC 
232 - Belaganj AC 
234 - Wazirganj AC 
226 - Sherghati AC 
228 -Barachatti ( SC ) AC 
229- Bodh Gaya (SC ) AC 
39 -Nawada PC 
170 - Barbigha AC 
236 -Hisua AC 
237 -Nawada AC 
239 -Warsaliganj AC 
235 -Rajauli (SC ) AC 
238 -Gobindpur AC 
40 - Jamui (SC ) PC 
164 -Tarapur AC 
169 -Sheikhpura AC 
240 - Sikandra (SC ) AC 
241-Jamui AC 
242 -Jhajha AC 
243-Chakai AC 


07 :00AM to 06 : 00PM 


10th April , 2014 
( Thursday) 


| 07 :00AM to 04 : 00PM 


10th April , 2014 
( Thursday ) 


07 :00AM to 06 : 00PM 


10th April, 2014 
( Thursday ) 
10th April, 2014 
( Thursday) 


07 :00AM to 04 :00PM 


By order, 
SUMIT MUKHERJEE , 

Secretary to the 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Par JGTC ( 31HTERUT) 297 -571+ 300 - STOCTONTO 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


